रजिस्ट्री सं . डी.एल. ( एन ) 04/0007/ 2003-05 


REGD . NO . D. L. ( N) 04/ 0007/ 2003-05 


सत्यमेव जयते 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


का 


सी.जी. - डी.एल. - सा . -18092020-221809 

CG - DL - W - 18092020-221809 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं. 22 ] 


नई दिल्ली , सितम्बर 6 सितम्बर 12 , 2020 , शनिवार / भाद्र 15— भाद्र 21 , 1942 
No. 22 ] NEW DELHI , SEPTEMBER 6 SEPTEMBER 12 , 2020 , SATURDAY/ BHADRA 15 - BHADRA 21 , 1942 

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II खण्ड 3 उप- खण्ड ( iii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( iii ) 


केन्द्रीय अधिकारियों ( संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं 
Orders and Notifications issued by the Central Authorities ( Other than the Administrations of Union Territories) 


भारत निर्वाचन आयोग 

आदेश 
नई दिल्ली , 27 अगस्त , 2020 


आ. अ . 86 . यत:,भारत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे तालिका के स्तंभ 2 में यथा 
निर्दिष्ट ,कर्नाटक राज्य सेलोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 में , तालिका के स्तंभ 4 में यथा -निर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी, जो स्तंभ 3 में अपने नाम के सामने निर्दिष्टसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र से आयोजित निर्वाचन लड़े थे , अपने निर्वाचन - खर्चों 
का लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 और तदंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा यथापेक्षित रीति , जैसा कि स्तंभ 5 में 
दर्शाया गया है , से दर्ज करने में असफल रहे हैं । 

और यतः , उक्त असफलता के लिए उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के उपरांत निर्वाचन आयोग का 
समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है । 


4000 GI/2020 


( 245 ) 


246 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


अब , इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा अधोलिखित तालिका के 
स्तंभ 4 में निर्दिष्ट व्यक्ति को इस आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य या 
संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरहित घोषित 
करता है । 


क्र . सं . | निर्वाचन का विवरण 


निरर्हता का कारण 


संसदीय निर्वाचन 
क्षेत्र की क्रम सं . और 


निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 
का नाम और पता 


नाम 


1 


5 


1 


2 
लोक सभा का साधारण 
निर्वाचन, 2019 


3 

4 
28 - कोलार ( अ.जा.) | श्री मुनिराजाप्पा पी , निर्वाचन व्ययों का लेखा 
ग्राम एवं डाकघर 

दायर करने में असफल रहे 
सांथेकाल्लाहल्ली, काईवारा 
होब्ली , चिंतामणि तालुक 
[76 / आदेश / भा.नि.आ. /प्रादे. /एसओयू 2 - कर्नाटक / 2019] 

आदेश से, 
बी.सी. पात्रा , सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


ORDER 


New Delhi, the 27th August, 2020 


0. N. 86.- Whereas, the Election Commission of India is satisfied that the contesting candidate specified 
in column 4 of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2019 from the State of Karnataka , 
specified in column 2 and held from the Parliamentary Constituency specified in column 3 against his name has 
failed to lodge the account of his election expenses as shown in column 5 of the said Table as required by the 
Representation of the People Act , 1951 and the Rules made thereunder .. 

And whereas , after considering the representation made by him for the said failure , the Election Commission 
is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure . 

Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission of India hereby declares 
the person specified in column 4 of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member 
of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a 
period of three years from the date of this order . 


Sl . 
No. 


Particulars of 
Election 


Sl . No. & Name of 
Parliamentary 
Constituency 


Name & Address Contesting 

Candidate 


Reasons for 
Disqualification 


1 
1 


3 
28 - Kolar ( SC ) 


2 
General Election to 
the Lok Sabha, 
2019 


4 
Shri Munirajappa P , 
Santhekallahalli Village & Post , 
Kaiwara Hobli, Chintamani Taluk 


5 
Failed to lodge account of 
election expenses 


[ No.76/ ORD / ECI/ TERR/SOU2 - KAR/ 2019] 

By Order, 
B.C. PATRA, Secy . 


| भाग II— खण्ड 3 ( iii ) | 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


247 


आदेश 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर , 2020 


आ. अ . 87 . यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मे लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की 
घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/ प्रे.नो./ 23 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार , 
मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी । 


और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन 
अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 


और यतः, 11 - कांकेर ( अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के 
परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 


जून, 2019 थी; 


और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून , 2019 के पत्र सं . 21 / चार / लो.स.चु./ EEM/ 2019 /6169 के जरिए अग्रेषित 
दिनांक 25 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री उमाशंकर भण्डारी, जो छत्तीसगढ़ के 11 - कांकेर ( अ.ज.जा.) लोक सभा 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई 
भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं । 

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 
छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप 
नियम ( 5 ) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री उमाशंकर भण्डारी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 
अगस्त, 2019 जारी किया गया था ; 


और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप -नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 14 अगस्त , 
2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री उमाशंकर भण्डारी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त 
होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें 
और साथ ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 


और यतः, उक्त नोटिस श्री उमाशंकर भण्डारी द्वारा 31 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती 
रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 31 जनवरी, 2020 के पत्र संख्या 
सा.निर्वा. / लो.स.नि.व्यय / 2019 / 73 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; 


और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अपने दिनांक 13 मार्च, 2020 के पत्र संख्या 
सा.निर्वा . /लोसनि -2019/ 2020 / 150 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री उमाशंकर 
भण्डारी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण 
बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; 


, 


और यतः , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमाशंकर भण्डारी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में 
विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है , 

और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क में अनुबंधित किया गया है कि : 


248 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


i . 


ii . 


निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , 
दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 
उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित होगा; 


अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा 
घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 11 - कांकेर ( अ.ज.जा.) लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के 
साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले शिवसेना के अभ्यर्थी श्री उमाशंकर भण्डारी, निवासी ग्राम – गढ़पिछवाडी, 
तहसील - कांकेर, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर , छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के 
किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने 
के लिए निरहित है । 

[सं . छ.ग.-लो.स./ पूर्व अनु .- 1/ 11 / 2019] 


आदेश से , 


नरेन्द्र ना ० बुटोलिया , वरिष्ठ प्रधान सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 3rd September, 2020 
0. N. 87. — WHEREAS , the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh , 2019 was announced by Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/PN /23 / 2019 dated 10th March , 2019. As per the schedule , Date of 
Counting was 23rd May , 2019 . 

AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate 
has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the 
date of election returned candidate ; 


AND WHEREAS , the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 11 
Kanker ( ST ) Parliamentary Constituency on 23rd May , 2019. As such the last date for lodging of account of election 
expenses was 22nd June , 2019 . 


AND WHEREAS, as per the report dated 25th June , 2019 submitted by the District Election Officer, North 
Bastar Kanker District , Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 
21 / चार / लो.स.चु./ EEM/2019/6169 dated 26th June , 2019 , Shri Umashankar Bhandari , Shiv Sena contesting candidate 
from 11 - Kanker ( ST ) Parliamentary Constituency of Chhattisgarh , has failed to lodge any account of his election 
expenses as required by law . 

AND WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer , North Bastar Kanker District , 
Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh , a Show Cause notice dated 14th August , 2019 was issued by 
Election Commission of India under Sub Rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri 
Umashankar Bhandari for non - submission of Election expenses ; 

AND WHEREAS , as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 , through the above 
said Show Cause Notice dated 14th August , 2019 , Shri Umashankar Bhandari was directed to submit his 
representation in writing in the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge his 
accounts of election expenses /rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer 
concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ; 

AND WHEREAS , the said notice was received by Shri Umashankar Bhandari on 31st August, 2019 . 
Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election 
Officer , North Bastar Kanker vide his letter No. सा.निर्वा. / लो.स.नि.व्यय/ 2019 / 73 dated 31st January , 2020 . 


| भाग II— खण्ड 3 ( iii ) | 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


249 


AND WHEREAS , in the supplementary report submitted by District Election Officer, North Bastar Kanker 
vide his letter No. सा.निर्वा./ लोसनि -2019/ 2020 /150 dated 13th March, 2020 has stated that Shri Umashankar Bhandari , 
has not submitted any representation or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. 
till date . Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due 
notice to the Election Commission of India as well ; 


AND WHEREAS , the Commission is satisfied that Shri Umashankar Bhandari has failed to lodge an 
account of election expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 
" If the Election Commission is satisfied that a person : 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or 

under this Act , and 
( b ) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the 

official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of 
three 

years from date of the under; 


NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Shri Umashankar Bhandari, resident of Village - Gadhpichhvadi, Tehsil – 
Kanker, District – Uttar Bastar Kanker, Chhattisgarh and the contesting candidate of Shiv Sena for General Election to 
Lok Sabha of Chhattisgarh , 2019 from 11 - Kanker (ST ) Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary 
or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 

[ No. CG - HP / ES - I / 11 / 2019 ] 


By Orcler, 


NARENDRA N. BUTOLIA , Senior Principal Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2020 
आ. अ . 88. - यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन 2019 की 
घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई / प्रे.नो./ 23 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, 
मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी । 

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन 
अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 

और यतः , 07 - दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 
मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 थी ; 

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी , छत्तीसगढ़ 
द्वारा अपने दिनांक 26 जून, 2019 के पत्र सं . 21 / चार / लो.स.चु. / EEM/ 2019/ 6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 21 जून , 
2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अनूप कुमार पाण्डेय, जो छत्तीसगढ़ के 07 - दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने 
वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे 
हैं । 

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग जिला , छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के 
आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत 
निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अनूप कुमार पाण्डेय को कारण बताओ नोटिस दिनांक 19 अगस्त , 2019 जारी 
किया गया था; 


250 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप -नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 19 अगस्त , 
2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अनूप कुमार पाण्डेय को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त 
होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें 
और साथ ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 

और यतः, उक्त नोटिस श्री अनूप कुमार पाण्डेय द्वारा 30 अगस्त , 2019 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती 
रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग द्वारा अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2019 के पत्र संख्या 3443 / नि.प./ 2019 के जरिए 
आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; 

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग द्वारा अपने दिनांक 6 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 280 / नि.प./ 2020 के 
जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अनूप कुमार पाण्डेय ने आज की तारीख तक न तो कोई भी 
अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का 
सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ; 

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनूप कुमार पाण्डेय निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करन में 
विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है , 

और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 
" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


. 


ii . 


निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , 
दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 
उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में 
प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरर्हित होगा ; 

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 
घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 07 - दुर्ग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण 
निर्वाचन , 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी श्री अनूप कुमार पाण्डेय, निवासी 41 , आर्य नगर , दुर्ग, छत्तीसगढ़ , 
इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है । 

[सं . छ.ग.-लो.स. / पूर्व अनु .- 1 /07 / 2019] 

आदेश से , 
नरेन्द्र ना ० बुटोलिया , वरिष्ठ प्रधान सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 3rd September, 2020 


O. N. 88. - WHEREAS , the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh , 2019 was announced by Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/PN /23 /2019 dated 10th March , 2019. As per the schedule , Date of 
Counting was 23rd May , 2019 . 

AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate 
has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the 
date of election returned candidate ; 


AND WHEREAS , the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 07 
Durg Parliamentary Constituency on 23rd May , 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses 
was 22nd June , 2019 . 


AND WHEREAS, as per the report dated 21th June , 2019 submitted by the District Election Officer, Durg 
District , Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/ चार / लो.स.चु./EEM/ 


HTT II — QUE 3 ( iii ) 


ART AT751421 : fiatal 12 , 2020 /HTG 21 , 1942 


251 


2019/6169 dated 26th June, 2019 , Shri Anoop Kumar Pandey, Independent contesting candidate from 07 -Durg 
Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law . 

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer , Durg District, Chhattisgarh and 
the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh , a Show Cause notice dated 19th August , 2019 was issued by Election 
Commission of India under Sub Rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Anoop Kumar 
Pandey for non - submission of Election expenses ; 

AND WHEREAS , as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above 
said Show Cause Notice dated 19th August, 2019 , Shri Anoop Kumar Pandey was directed to submit his 
representation in writing in the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge his 
accounts of election expenses/ rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer 
concerned within 20 days from the date of receipt of the notice ; 

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Anoop Kumar Pandey on 30th August , 2019 . 
Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election 
Officer, Durg vide his letter No. 3443 /9.9 ./ 2019 dated 27th September, 2019. 


AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Durg vide his letter No. 
280 / 29.9 ./ 2020 dated 6th March , 2020 has stated that Shri Anoop Kumar Pandey , has not submitted any representation 
or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, he has furnished 
neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of 
India as well ; 


AND WHEREAS , the Commission is satisfied that Shri Anoop Kumar Pandey has failed to lodge an account 
of election expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 


" If the Election Commission is satisfied that a person : 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under 

this Act , and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the 

official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three 
years from date of the under; 


NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Llection 
Commission of India hereby declares Shri Anoop Kumar Pandey, resident of 41 , Arya Nagar, Durg Chhattisgarh and 
the contesting Independent candidate for General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh , 2019 from 07 - Durg 
Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of 
either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a 
period of three years from the date of this order. 

[No. CG - HP /ES - 1 /07 / 2019 ] 


By Order , 


NARENDRA N. BUTOLIA , Senior Principal Secy . 


आदेश 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर , 2020 


आ. अ.89.यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मे विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की 
घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई /प्रे.नो./ 23/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, 
मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी । 


और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन 
अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 


252 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


और यतः , 08 - रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 
23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार , निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून , 2019 
थी ; 


और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , रायपुर जिला , छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 
छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून , 2019 के पत्र सं . 21 / चार/ लो.स.चु./ EEM/ 2019/ 6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 
22 जून , 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री इकराम सैफी , जो छत्तीसगढ़ के 08 - रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन 
लड़ने वाले आम्बेडकराईट पार्टी ऑफ़ इन्डिया अभ्यर्थी हैं , विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी 
लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं । 

और यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर जिला , छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की 
रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के 
अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री इकराम सैफी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त , 2019 जारी 


किया गया था ; 


और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप -नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 14 अगस्त , 
2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री इकराम सैफी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 
20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ 
ही , निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ; 


और यतः, उक्त नोटिस श्री इकराम सैफी द्वारा 27 अगस्त , 2019 को प्राप्त किया था । अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद 
जिला निर्वाचन अधिकारी, रायपुर द्वारा अपने दिनांक 31 अगस्त , 2019 के पत्र संख्या 2806 /निर्वा . /नि.प./ 2019 के जरिए 
आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ; 

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी , रायपुर द्वारा अपने दिनांक 9 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 7396/निर्वा. 
नि . प . / 2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री इकराम सैफी ने आज की तारीख तक न 
तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन 
आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण 
दिया है ; 


और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री इकराम सैफी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करन में विफल 
रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है , 

और यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 


i . निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है , 

दाखिल करने में असफल रहा है ; तथा 
ii . उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है , तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में 

प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहित होगा; 

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा 
घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 08 - रायपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण 


HTT II — QUE 3 ( iii ) 


HRT AT761471 : foto 12 , 2020/475 21 , 1942 


253 


निर्वाचन , 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले आम्बेडकराईट पार्टी ऑफ़ इन्डिया अभ्यर्थी श्री इकराम सैफी, निवासी नुरानी चौक, 
रेल्वे क्रासिंग के पास , राजातालाब रायपुर , जिला - रायपुर, छत्तसीगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने 
अथवा होने के लिए निरहित है । 


[ सं . छ.ग.-लो.स./ पूर्व अनु .- 1 /08 / 2019] 


आदेश से , 


नरेन्द्र ना . बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 3rd September, 2020 
0. N. 89.–WHEREAS , the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh , 2019 was announced by Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/PN /23 / 2019 dated 10th March , 2019. As per the schedule , Date of 
Counting was 23rd May , 2019 . 

AND WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate 
has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the 
date of election returned candidate ; 


AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 
08 - Raipur Parliamentary Constituency on 23rd May , 2019. As such the last date for lodging of account of election 
expenses was 22nd June, 2019 . 


AND WHEREAS , as per the report dated 22th June , 2019 submitted by the District Election Officer, Raipur 
District , Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter 

No. 
214TH. J./EEM/2019/6169 dated 26th June, 2019 , Shri Ikram Saifi, Ambedkarite Party of India contesting 
candidate from 08 - Raipur Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election 
expenses as required by law . 

AND WHEREAS , on the basis of the reports of the District Election Officer, Raipur District , Chhattisgarh and 
the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause notice dated 14th August , 2019 was issued by Election 
Commission of India under Sub Rule ( 5 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 to Shri Ikram Saifi for non 
submission of Election expenses ; 

AND WHEREAS, as per Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 , through the above 
said Show Cause Notice dated 14th August, 2019 , Shri Ikram Saifi was directed to submit his representation in writing 
in the Commission explaining the reason for non - submission of accounts and also to lodge his accounts of election 
expenses / rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days 
from the date of receipt of the notice ; 

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Ikram Saifi on 27th August, 2019. Acknowledgment 
receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Raipur vide 
his letter No. 2806 /fiaf./../ 2019 dated 31st August, 2019 . 

AND WHEREAS , in the supplementary report submitted by District Election Officer, Raipur vide his letter 
No. 7396 /fiat /f1.7 ./2020 dated 9th March , 2020 has stated that Shri Ikram Saifi, has not submitted any representation 
or his account of election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, he has furnished 
neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of 
India as well ; 


AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Ikram Saifi has failed to lodge an account of election 
expenses and has no good reason or justification for the failure ; 

AND WHEREAS , Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 stipulates that : 


" If the Election Commission is satisfied that a person : 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under 

this Act , and 


254 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


( b ) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the 

official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of 

three years from date of the under; 

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Shri Ikram Saifi, resident of Nurani Chowk, Near Railway Crossing, Rajatalab , 
Raipur District , Chhattisgarh and the contesting Ambedkarite Party of India candidate for General Llection to Lok 
Sabha of Chhattisgarh , 2019 from 08 - Raipur Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified 
for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative 
Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order. 

INo.CG - HP / ES - I / 08 / 2019 | 


By Order,, 


NARENDRA NATH BUTOLIA , Senior Principal Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2020 


आ . अ . 90. - यत:, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 354 - घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 
उप निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई /प्रे.नो./ 84/ 2019 दिनांक 21 सितम्बर , 2019 के जरिए की गई 
थी ; और 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 


यत:, 354- घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के 
परिणाम दिनांक 24 अक्तूबर , 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की 
अन्तिम तारीख 23 नवम्बर , 2019 थी ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25 नवम्बर , 2019 की रिपोर्ट के 
अनुसार, उत्तर प्रदेश के 354 - घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री 
अब्दुल कयूम अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी , की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री अब्दुल कयूम को दिनांक 31 जनवरी, 2020 को निर्वाचन व्यय 
का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं .76 / उ.प्र.-वि.स./ 354 / भा.नि.आ./ 
पत्र /टेर ./ उ.अनु.- III- उ.प्र ./ 2019 ( उप ) जारी किया गया था : 


( 1 ) निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए हैं | 


( 2 ) सभी व्यय ( छोटे - मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से नहीं किए गए हैं | 

यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं 
नोटिस के द्वारा श्री अब्दुल कयूम को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल 
नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही 
उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , मऊ के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


255 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, मऊ जिला , द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री अब्दुल कयूम को दिनांक 19 मार्च, 2020 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील 
किया गया था ; और 


यतः , जिला निर्वाचन अधिकारी , मऊ ने दिनांक 11 अगस्त , 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि 
श्री अब्दुल कयूम द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही 
लेख्ने का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता 
के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अब्दुल कयूम विहित 
प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है ; और 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया 


कि : 


" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री अब्दुल कयूम , निवासी मोहल्ला -करीमुद्दीनपुर, थाना व तहसील -घोसी, जनपद - मऊ , उत्तर प्रदेश , जो 
उत्तर प्रदेश विधान सभा उप निर्वाचन , 2019 में 354 - घोसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , 
इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / उ.प्र.-वि.स./ 354 / 2019( उप )] 


आदेश से , 


अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th September, 2020 
O.N. 90 , -WHEREAS , the Bye Election for 354 -Ghosi Assembly Constituency of Uttar Pradesh , 2019 was 
announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN /84 / 2019 dated 21st September, 2019 ; and 

WIIEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from 
the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS , the result of the election for 354 - Ghosi Assembly Constituency was declared by the Returning 
Officer on 24th October, 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 23rd November, 
2019 : and 


WHEREAS , as per the report dated 25th November, 2019 submitted by the District Election Officer, Mau 
District , Uttar Pradesh , Sh . Abdul Qayum , a contesting candidate of Bahujan Samaj Party from 354 - Ghosi Assembly 


256 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses , in the manner prescribed under the 
law ; and 


WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show - Cause notice No. 76 /UP 
LA /354 / ECI/LET / TERR /NS - III -UP /2019 (Bye ), dated 31st January , 2020 was issued under sub rule ( 5 ) of rule 89 of the 
Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh . Abdul Qayum , for the following defects in 
accounts of his election expenses: 

( i ) Requisite vouchers in respect of items of election expenditure not submitted . 
( ii ) All Expenditure ( Except petty expenditure) not routed through bank account ; and 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule ( 6 ) of rule 89 of the 
Conduct of Election Rules , 1961 , Sh . Abdul Qayum was directed to submit his representation in writing to the 
Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to 
lodge the accounts , after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Mau within 20 days 
from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Mau , the said notice was served to Sh . Abdul Qayum on 19th March , 2020 at the address provided by 
the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Mau has submitted in his supplementary report, dated 11th August , 
2020 that Sh . Abdul Qayum , has not submitted any representation or a statement of correct account of his election 
expenses duly signed , along with original vouchers etc. till that date . Further , no representation from the candidate has 
been received in the Secretariat of the Election Commission of India , after delivery of the above mentioned notice ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Abdul Qayum has 
failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or 
justification for the failure to do so ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under 

this Act ; and 

( b ) Has no good reason or justification for the failure , 
the Election Commission shall, by order published in the official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . " ; 

NOW TIIEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Abdul Qayum , resident of Mohalla - Karimuddinpur , P.S. & Tehsil Ghosi, 
District -Mau , Uttar Pradesh and a contesting candidate from 354 -Ghosi Assembly Constituency of the State of Uttar 
Pradesh in the Bye Elections to the State Legislative Assembly, 2019 , to be disqualified for being chosen as and for 
being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union 
Territory for a period of three years from the date of this order . 


|No. 76 /UP -LA /354 / 2019 (Bye )| 


By Order, 


ANUJ JAIPURIAR , Senior Principal Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2020 


आ. अ.91 . - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई / प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती 


| भाग II— खण्ड 3 ( iii ) | 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


257 


यत :, 1 -बारामुला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 
दिनांक 23 मई 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 
जून , 2019 थी ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , जम्मू और कश्मीर की प्रस्तुत दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ 
जिला निर्वाचन अधिकारी, बारामुला की दिनांक 27.06.2019 की रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी के अनुसार , 1 - बारामुला 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री जाविद अहमद कुरैशी विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का 
कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के 
उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री जाविद अहमद कुरैशी को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा 
दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स ./ 1/ 2019 / उ.अनु-1 जारी किया गया था ; और 
यत :, जिला निर्चाबन अधिकारी, बारामुला, जम्मू एवं कश्मीर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अनुपूरक रिपोर्ट 
के 

अनुसार, जम्मू और कश्मीर के 1 -बारामुला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी श्री जाविद अहमद 
कुरैशी विधि द्वारा यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा दायर करने में विफल रहे है ; और 
यत :, जिला निर्चावन अधिकारी, बारामुला की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का 
संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री जाविद अहमद कुरैशी को दिनांक 3 मार्च, 2020 को 
निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओ नोटिस न . 76 / जम्मू और कश्मीर 
लो.स./ 1 / 2019 / उ.अनु -1 जारी किया गया था ; और 

( 1 ) सार कथन ( भाग | से भाग IV ) तक विधिवत हस्ताक्षरित नहीं भरा हुआ हैं । 
( 2 ) विधिवत उम्मीदवार के शपथ पत्र में शपथ नहीं ली गई है । 
( 3 ) बैंक रजिस्टर और नकदी रजिस्टर के साथ दिन -प्रतिदिन के रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं । 
( 4 ) बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । 
( 5 ) खाता विवरण के समर्थन में कोई वाउचर का उत्पादन नहीं किया गया हैं । 
( 6 ) बैंक खाते में जमा किए गए चुनाव खर्चों के लिए सभी रसीदों का विवरण और चेक द्वारा किए गए छोटे 

खर्चों को छोड़कर सभी भुगतान प्रदान नहीं किए गए हैं । 
( 7 ) निर्वाचन व्यय की मदों के संदर्भ में अपेक्षित वाउचर प्रस्तुत नहीं किए गए है । 

यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 3 मार्च, 2020 के 
उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री जाविद अहमद कुरैशी को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 
20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग 
के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , 
बारामुला के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, बारामुला जिला , द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करवाई गई पावती 
रसीद के अनुसार , उक्त नोटिस श्री जाविद अहमद कुरैशी को दिनांक 06 मार्च, 2020 को तामील किया गया था ; और 

यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, बारामुला ने दिनांक 30 जुलाई, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है 
कि श्री जाविद अहमद कुरैशी न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही उक्त रिपोर्ट में इंगित की गई कमियों को सुधारा गया 
है । इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में भी कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ; और 


258 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, बारामुला से प्राप्त दिनांक 30 जुलाई, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री जाविद 
अहमद कुरैशी द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया 
गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के 
समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री जाविद अहमद कुरैशी 
विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी 
उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री जाविद अहमद कुरैशी , नर बाबा हँगा, बटगुंड हंदवाडा, कुपवाडा, जम्मू और कश्मीर जो जम्मू और 
कश्मीर लोक सभा साधारण निर्वाचन , 2019 में 1 -बारामुला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , 
इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान 
सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर -लो.स / 1 / 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th September, 2020 


0. N. 91. - WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha , 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN/ 24 2019 dated 10th March, 2019 ; and 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from 
the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS , the result of the election for 1 -Baramulla Parliamentary Constituency was declared by the Retuming 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June , 2019 ; 
and 


WHEREAS, as per the report dated 22nd August , 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir, 
forwarding therewith DEO , Baramulla report dated 27.06.2019 , Sh . Javid Ahmad Qureshi , a contesting candidate from 
1 - Baramulla Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as required under law ; 
and 


WHEREAS , on the basis of the said report, a Show - Cause Notice No. 76 / J & K - HP / 1 / 2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Sh . Javid Ahmad Qureshi, for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 


HTT II — QUE 3 ( iii ) 


HRT AT 16747 : fatale 12 , 2020 / + 16 21 , 1942 


259 


WIIEREAS , as per the supplementary report dated 12th February , 2020 submitted by the District Election 
Officer, Baramulla , Jammu & Kashmir , Sh . Javid Ahmad Qureshi , a contesting candidate from 1 - Baramulla 
Parliamentary Constituency of J & K has failed to lodge true accounts of his election expenses , as required under law ; and 

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer , Baramulla, Jammu & Kashmir, a 
Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP / 1 /2019 /NS - I, dated 3rd March , 2020 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the 
Conduct of Election Rules , 1961 by the Election Commission of India to Sh . Javid Ahmad Qureshi, for submission of 
accounts of his election expenses with the following defects: 

1 . Abstract statement (Part I to part IV ) not filled up / not duly signed . 
2. Duly sworn in Affidavit of candidate not filed . 
3. Register of day to day account along with bank register and cash register not signed . 
4 . Voucher in respect of items of election expenditure not submitted at all . 
5 . The statement of bank account has not been submitted . 
6. Details of all receipts for election expenses deposited in the bank a / c and all payment except petty expenses 

made by cheque have not been provided. 
7. Not produced any voucher in support of account details . 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Llection Rules, 1961 , Sh . Javid Ahmad Qureshi was directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts , 
after rectifying the above mentioned defects , with the District Election Officer, Baramulla within 20 days from the date of 
receipt of the notice ; and 

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Baramulla , the said notice was served to Sh . Javid Ahmad Qureshi on 6th March , 2020 and 

WHEREAS , the District Election Officer, Baramulla has submitted in his supplementary report, dated 30th July , 
2020 that Sh . Javid Ahmad Qureshi , has neither submitted any representation and nor rectified the defects pointed out in 
the said notice . Further , no representation has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, too 
and 


WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Javid Ahmad 
Qureshi has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason 
or justification for the failure to do so ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this 

Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure ,? 
the Election Commission shall , by order published in the official Gazette , declare him to be disqualified and any such 
person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order . ” ; 

NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Javid Ahmad Qureshi, Nar Baba Hangah , Batagund Handwara , Kupwara , J & K 
and a contesting candidate from 1 - Baramulla Parliamentary Constituency of the State of J & K in the General Elections to 
the Lok Sabha , 2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this 
order. 


No.76 / J & K -HP / 1 / 2019 /NS- | 


By Order, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2020 
आ. अ . 92. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई / प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 


260 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 

यत :, 05 -उधमपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 
दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 
जून, 2019 थी ; और 

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी , उधमपुर की दिनांक 23.06.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के 
05 - उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री फिरदौस अहमद बवानी विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने 
निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री फिरदौस अहमद बवानी को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को 
निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर 
लो.स. /05 / 2019/ उ.अनु-1 जारी किया गया था ; और 

यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री फिरदौस अहमद बवानी को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने 
के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन 
आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, कठुआ के समक्ष प्रस्तुत 
करें ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , कठुआ जिला , द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री फिरदौस अहमद बवानी को दिनांक 26 सितम्बर , 2019 ( स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को 
उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , कठुआ ने दिनांक 26 मई , 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि 
श्री फिरदौस अहमद बवानी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय 
के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त 
विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री फिरदौस अहमद 
बवानी अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित 
कारण अथवा औचित्य नहीं है ; 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 
“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 

अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री फिरदौस अहमद बवानी, गाँव सिगड़ी भट्टा , पोस्ट ऑफिस पलमार , तहसील चतरू , जिला किश्तवाड़ , 


[ HTT II — cus 3 ( iii ) ] 


HRT AT761471 : foto 12 , 2020/475 21 , 1942 


261 


जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण निर्वाचन , 2019 में 05 -उधमपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले 
अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र 
की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे ।। 

[सं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स . /05/ 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव , सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th September, 2020 
O.N. 92.—WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha , 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI /PN / 24 /2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 

WIIEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS , the result of the election for 5 -Udhampur Parliamentary Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd 
June, 2019 ; and 

WHEREAS , as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir 
forwarding therewith the DEO , Udhamupr report dated 23.06.2019 , Sh . Firdous Ahmad Bawani, a contesting 
candidate from 5 - Udhampur Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as 
required under law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report , a Show - Cause Notice No. 76 / J & K - HP / 5 / 2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Firdous Ahmad Bawani , for non submission of any accounts of his Election expenses; and 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 , Sh . Firdous Ahmad Bawani was directed to submit his representation in writing to the 
Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses 
with the District Election Officer, Kathua 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Kathua , the said notice was served to Sh . Firdous Ahmad Bawani on 26th September, 2019 at the 
address provided by the candidate in the nomination papers , and 

WHEREAS, the District Election Officer, Kathua has submitted in his supplementary report, dated 26th May , 
2020 that Sh . Firdous Ahmad Bawani , has not submitted any representation or a statement of correct account of his 
election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said notice, he 
has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to lodge the 
accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Firdous Ahmad 
Bawani has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to 
do so ; and 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : - 
“ If the Election Commission is satisfied that a person 
( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act ; and 
( b ) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three years from the date of the order . " ; 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . l irdous Ahmad Bawani, rlo Village Sigdi Bhatta , PO -Palmar, Tehsil 
Chatroo , District Kishtwar , J & K and a contesting candidate from 5 -Udhampur Parliamentary Constituency in the UT 
of J & K in the General Election to the Lok Sabha, 2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member 


262 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a 
period of three years from the date of this order. 


[ No. 76 / J & K - HP/ 05 / 2019] 


By Order , 


KUMAR RAJEEV , Secy .. 


यत :, 


आदेश 

नई दिल्ली, 7 सितम्बर , 2020 
आ . अ . 93. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई/ प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 

यत:, 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के 
परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी , जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी , अनंतनाग की दिनांक 10.07.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के 03 
अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने 
निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को 
निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर 
लो.स./03/ 2019 / उ.अनु-1 जारी किया गया था ; और 

यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने 
के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन 
आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग के समक्ष 


प्रस्तुत करें ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार, उक्त नोटिस श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग को दिनांक 17 जनवरी , 2020 ( स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को उनके 
द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया 
है कि श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन 
व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा 
उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन 
बेग अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण 
अथवा औचित्य नहीं है ; 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


263 


होगा । " ; 


“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित 

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री मिर्ज़ा सजाद हुसैन बेग , मदीन सहिब हवल श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 में 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद 
का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स ./ 03 / 2019] 

आदेश से , 
कुमार राजीव , सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 7th September, 2020 
O.N. 93.—WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha , 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI / PN/ 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS, the result of the election for 3 - Anantnag Parliamentary Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd 
June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August , 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir, 
forwarding therewith DEO , Anantnag report dated 10.07.2019 , Sh . Mirza Sajad Hussain Beigh, a contesting candidate 
from 3 - Anantnag Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses , as required 
under law ; and 

WHEREAS , on the basis of the said report, a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP / 3 / 2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Mirza Sajad Hussain Beigh , for non submission of any accounts of his Election expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 , Sh . Mirza Sajad Hussain Beighwas directed to submit his representation in writing to the 
Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses 
with the District Election Officer, Anantnag within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Anantnag , the said notice was served to Sh . Mirza Sajad Hussain Beigh on 17th January , 2020 
( Through Speed / Regd . Post ) at the address provided by the candidate in the nomination papers; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Anantnag has submitted in his supplementary report, dated 12th 
February, 2020 that Sh . Mirza Sajad Hussain Beigh , has not submitted any representation or a statement of correct 
account of his election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the 
said notice , he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to 
lodge the accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Mirza Sajad 
Hussain Beighhas failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the 
failure to do so ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 


264 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) 


Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 
under this Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three years from the date of the order . " ; 
NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Mirza Sajad Hussain Beigh , r / o Madeen Sahib Hawal Srinagar, J & K and a 
contesting candidate from 3 - Anantnag Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the 
Lok Sabha , 2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of 
this order. 


[ No. 76 /J & K - HP/03 /2019 ] 


By Order, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 
नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020 


यत :, 


आ. अ . 94. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई /प्रे.नो./ 24/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 

यत :, 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के 
परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 22 जून, 2019 थी ; और 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग की दिनांक 10.07.2019 की रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी के अनुसार , 03 - अनंतनाग निर्वाचन 
क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री रियाज अहमद भट्ट विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी 
लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के 
उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री रियाज अहमद भट्ट को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल 
नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर - लो.स . /03/ 2019 / उ.अनु-1 जारी किया गया था ; और 

यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री रियाज अहमद भट्ट को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 
20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग 
के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग के समक्ष प्रस्तुत करें; 
और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री रियाज अहमद भट्ट को दिनांक 17 जनवरी , 2020 (स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को उनके द्वारा 
नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 


| भाग II— खण्ड 3 ( iii ) | 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


265 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनंतनाग ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया 
है कि श्री रियाज अहमद भट्ट द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन 
व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा 
उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री रियाज अहमद भट्ट 
अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण 
अथवा औचित्य नहीं है ; 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 
" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 

अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री रियाज अहमद भट्ट , तूक्करो थन्गवानी सोफियान जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण निर्वाचन , 
2019 में 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य 
चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स . /03 / 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 7th September, 2020 
O.N. 94. — WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha, 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN/ 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WIIEREAS , the result of the election for 3 - Anantnag Parliamentary Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd 

and 


June ,, 

2019 ; 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir , 
forwarding therewith DEO , Anantnag report dated 10.07.2019 , Sh . Riyaz Ahmad Bhat , a contesting candidate from 
3 - Anantnag Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as required under 
law ; and 

WHEREAS , on the basis of the said report, a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP / 3 /2019 /NS - I, dated 13th 
September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Riyaz Ahmad Bhat , for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules , 1961 , Sh . Riyaz Ahmad Bhat was directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the 
District Election Officer , Anantnag within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 


266 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer , Anantnag , the said notice was served to Sh . RiyazAhmad Bhat on 17th January , 2020 ( Through 
Speed / Regd. Post ) at the address provided by the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Anantnag has submitted in his supplementary report, dated 12th 
February , 2020 that Sh . Riyaz Ahmad Bhat , has not submitted any representation or a statement of correct account of 
his election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said notice , 
he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to lodge the 
accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Riyaz Ahmad 
Bhat has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do 


So ; and 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three years from the date of the order . ” ; 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Riyaz Ahmad Bhat , r / o Tukroo, Tengwani , Shopian , J & K and a contesting 
candidate from 3 - Anantnag Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the Lok Sabha , 
2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 

[ No. 76 / J & K - HP / 03 / 2019 ] 


By Order,, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 2020 
आ. अ . 95. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई /प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 

यत :, 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के 
परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 22 जून, 2019 थी ; और 

यतः , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग की दिनांक 10.07.2019 की रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के 
03- अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री शम्स ख्वाजा विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन 
व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री शम्स ख्वाजा को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय 
का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर - लो.स ./03 /2019 / उ.अनु-1 जारी 
किया गया था ; और 


[ भाग II— खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


267 


यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री शम्स ख्वाजा को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों 
के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार, उक्त नोटिस श्री शम्स ख्वाजा को दिनांक 17 जनवरी, 2020 ( स्पीड पोस्ट /रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को उनके द्वारा 
नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया 
है कि श्री शम्स ख्वाजा द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के 
सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त 
विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शम्स ख्वाजा अपने 
निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि 
“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री शम्स ख्वाजा , अब्दुल फजल एन्क्लेव-I, नई दिल्ली जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 03 
अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने 
अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर -लो.स ./03 / 2019] 

आदेश से , 


: 


कुमार राजीव , सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 7th September , 2020 


O.N. 95. - WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha, 2019was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN/ 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 

WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS, the result of the election for 3 - Anantnag Parliamentary Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 
22nd June , 2019 ; and 


268 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August , 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir, 
forwarding therewith DEO , Anantnag report dated 10.07.2019, Sh . Shams Khawaja , a contesting candidate from 
3 - Anantnag Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as required under 
law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report, a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP / 3 /2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Shams Khawaja, for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Llection Rules, 1961 , Sh . Shams Khawaja was directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the 
District Election Officer, Anantnag within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Anantnag , the said notice was served to Sh . Shams Khawaja on 17th January , 2020 ( Through 
Speed /Regd . Post ) at the address provided by the candidate in the nomination papers, and 

WHEREAS , the District Election Officer, Anantnag has submitted in his supplementary report , dated 
12th February, 2020 that Sh . Shams Khawaja , has not submitted any representation or a statement of correct account 
of his election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said 
notice , he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to 
lodge the accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Shams Khawaja 
has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; 
and 


WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three years from the date of the order ." ; 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Shams Khawaja , r / o Abdul Fazal Enclave - I , New Delhi and a contesting 
candidate from 3 - Anantnag Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the Lok Sabha, 
2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ No. 76 / J & K - HP /03 / 2019 ] 


By Order, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020 
आ. अ . 96.- यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई/ प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 

यत:, 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के 
परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


269 


यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग की दिनांक 10.07.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के 03 
अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अली मोहम्मद वानी विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन 
व्यय का कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री अली मोहम्मद वानी को दिनांक 13 सितम्बर , 2019 को 
निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर 
लो.स./03/ 2019 / उ.अनु-1 जारी किया गया था ; और 

यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री अली मोहम्मद वानी को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 
20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग 
के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , अनंतनाग के समक्ष प्रस्तुत करें ; 
और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री अली मोहम्मद वानी को दिनांक 17 जनवरी, 2020( स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को उनके 
द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनंतनाग ने दिनांक 12 फरवरी , 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया 
है कि श्री अली मोहम्मद वानी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन 
व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा 
उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यतः , तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अली मोहम्मद बानी 
अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण 
अथवा औचित्य नहीं है ; 

यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 
“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 

अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री अली मोहम्मद वानी, तैलंगम् पुलवामा , जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण निर्वाचन , 2019 
में 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने 
अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं. 76 / जम्मू और कश्मीर -लो.स . /03 / 2019] 

आदेश से , 
कुमार राजीव, सचिव 


, 


270 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


ORDER 


New Delhi , the 7th September , 2020 


O.N. 96. — WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha , 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN / 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 3 - Anantnag Parliamentary Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 
22nd June , 2019 ; and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August , 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir , 
forwarding therewith DEO , Anantnag report dated 10.07.2019 , Sh . Ali Mohd . Wani , a contesting candidate from 
3 - Anantnag Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as required under 
law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report, a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP /3 /2019 /NS - I , dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Ali Mohd . Wani , for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules , 1961 , Sh . Ali Mohd . Wani was directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the 
District Election Officer , Anantnag within 20 days from the date of receipt of the notice; and 


WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Llection Officer, Anantnag, the said notice was served to Sh . Ali Mohd . Wani on 17th January, 2020 ( Through 
Speed /Regd. Post) at the address provided by the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Anantnag has submitted in his supplementary report , dated 
12th February , 2020 that Sh . Ali Mohd . Wani , has not submitted any representation or a statement of correct account 
of his election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said 
notice , he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to 
lodge the accounts as prescribed under law ; and 


WHEREAS , on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that Sh . Ali Mohd . Wani 
has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; 
and 


WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 
of three years from the date of the order . ” ; 


NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Llection 
Commission of India hereby declares Sh . Ali Mohd . Wani , r / o Telangam, Pulwama , J & K and a contesting candidate 
from 3 - Anantnag Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the Lok Sabha , 2019 , to be 
disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or 
Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order. 


[ No. 76 / J & K -HP /03 /2019 ] 


By Order 


KUMAR RAJEEV Secy. 


| भाग II— खण्ड 3 ( iii ) | 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


271 


, 


आदेश 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020 


आ.अ. 97. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई / प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार , निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 


यत :, 03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के 
परिणाम दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम 
तारीख 22 जून , 2019 थी ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी , जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त, 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग की दिनांक 10.07.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के 03 
अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सुरिंदर सिंह विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का 
कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री सुरिंदर सिंह को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय 
का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स ./ 03/ 2019 / उ.अनु -1 जारी 
किया गया था ; और 


यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सुरिंदर सिंह को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों 
के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , अनंतनाग जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुरिंदर सिंह को दिनांक 17 जनवरी, 2020 (स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को उनके द्वारा 
नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, अनंतनाग ने दिनांक 12 फरवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया 
है कि श्री सुरिंदर सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के 
सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त 
विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुरिंदर सिंह अपने 
निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


" यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 


272 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री सुरिंदर सिंह, चक शेखा जिला कठुआ , जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 2019 में 
03 - अनंतनाग लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के 
लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने 
अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स . /03 / 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th September, 2020 


O.N. 97. — WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha, 2019was announced by the Election Commission 
of India vide Press Note No. ECI / PN/ 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer , from 
the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS , the result of the election for 3 - Anantnag Parliamentary Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June , 2019 ; 
and 


WHEREAS, as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir, 
forwarding therewith DEO , Anantnag report dated 10.07.2019, Sh . Surinder Singh, a contesting candidate from 3 
Anantnag Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses , as required under law ; 
and 


WHEREAS , on the basis of the said report, a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP/ 3 / 2019/ NS -I, dated 
13th September , 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Surinder Singh , for non submission of any accounts of his Election expenses; 

and 
WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 , Sh . Surinder Singhwas directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the 
District Election Officer, Anantnag within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Anantnag , the said notice was served to Sh . Surinder Singh on 17th January , 2020 ( Through 
Speedd/ Regd. Post ) at the address provided by the candidate in the nomination papers; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Anantnag has submitted in his supplementary report, dated 
12th February , 2020 that Sh . Surinder Singh , has not submitted any representation or a statement of correct account of 
his election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said notice , he 
has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to lodge the 
accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Surinder Singhhas 
failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 


| भाग II— खण्ड 3 ( iii ) | 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


273 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under 

this Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall, by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of 

three years from the date of the order . " ; 
NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Surinder Singh , rlo Chak Shekha District Kathua, J & K and a contesting 
candidate from 3 -Anantnag Parliamentary Constituency of the State of J & K in the General Election to the Lok Sabha , 
2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


INo.76 / J & K - HP/03/ 2019 | 


By Order, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली , 7 सितम्बर , 2020 


आ. अ . 98. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई /प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; 

यत :, 05 - उधमपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 
दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 
जून , 2019 थी ; और 


यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी , जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, उधमपुर की दिनांक 23.06.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के 05 
उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री राकेश मुद्गल विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का 
कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी , की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री राकेश मुद्गल को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय 
का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो 0 स 0 / 05/ 2019 / उ.अनु -1 जारी 
किया गया था ; और 


यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री राकेश मुद्गल को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों 
के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, कठुआ के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 


274 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, कठुआ जिला , द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री राकेश मुद्गल को दिनांक 23 सितम्बर, 2019 ( स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ) को उनके द्वारा 
नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, कठुआ ने दिनांक 26 मई , 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि 
श्री राकेश मुद्गल द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही 
लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता 
के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राकेश मुद्गल अपने 
निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति - 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 


( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा । " ; 


अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री राकेश मुद्गल , हाउस न . 14 , एक्सटेंशन- II, नंगलोई, दिल्ली-41 जो लोक सभा साधारण निर्वाचन, 
2019 में 05 - उधमपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की 
अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य 
चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं. 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स ./ 05 / 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 7th September , 2020 
O.N. 98. — WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha, 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN/ 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 


WIIEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS , the result of the election for 5 -Udhampur Parliamentary Constituency was declared by the 
Returning Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 
22nd June , 2019 ; and 

WHEREAS, as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir 
forwarding therewith the DEO , Udhamupr report dated 23.06.2019 , Sh . Rakesh Mudgal , a contesting candidate from 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


275 


5 -Udhampur Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses, as required under 
law ; and 


WHEREAS, on the basis of the said report , a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP / 5 /2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Rakesh Mudgal , for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 

WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Llection Rules , 1961 , Sh . Rakesh Mudgal was directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the 
District Election Officer, Kathua 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Kathua, the said notice was served to Sh . Rakesh Mudgal on 23rd September, 2019 at the address 
provided hy the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Kathua has submitted in his supplementary report, dated 26th May , 
2020 that Sh . Rakesh Mudgal , has not submitted any representation or a statement of correct account of his election 
expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said notice , he has neither 
furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to lodge the accounts as 
prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Rakesh Mudgal 
has failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; 
and 


WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three years from the date of the order . ” ; 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Rakesh Mudgal , House No. 14 , Ext.II , Nangloi , Delhi - 41 and a contesting 
candidate from 5 -Udhampur Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the Lok Sabha, 
2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order. 

| No. 76/ J & K - HP/ 05 / 2019| 


By Order, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020 


आ. अ. 99. - यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे तालिका के स्तंभ ( 2 ) में यथा -विनिर्दिष्ट 
लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में तालिका के स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, जो 
तालिका के स्तंभ ( 3 ) में अपने नाम के सामने निर्वाचन - क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा 
उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेश के अन्तर्गत यथापेक्षित रीति जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में दर्शाया गया 
है , से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ; और 

यतः , उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए कोई 
कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास 
कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है ; 

अतः , अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 -क के अनुसरण में , भारत निर्वाचन आयोग, 
अधोलिखित सारणी के स्तंभ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के 


276 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II-SEC . 3 ( iii ) ] 


. 


किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए 
निरर्हित घोषित करता है: 

सारणी 
क्रम 

निर्वाचनों का निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का निरर्हता का कारण 
विवरण व नाम 

नाम तथा पता 
1 2 3 4 

5 
1 . 

लोक सभा साधारण 08 -फतेहगढ़ साहिब श्री बलकार सिंह, गाँव मंगली टांडा , | निर्वाचन व्यय का 
निर्वाचन , 2019 ( अ.जा. ) 

लेखा दाखिल करने 
तहसील और जिला लुधियाना , 

में विफल रहे । 

पंजाब 
2 . लोक सभा साधारण 10 -फिरोजपुर श्री मदन लाल , वॉर्ड सं . 2 , चक 2 

निर्वाचन व्यय का 
निर्वाचन , 2019 

लेखा दाखिल करने 
पीएम, फूल्लेवाला, पी ओ 2 किमी 

में विफल रहे। 
डब्बर घरसाणा , जिला गंगानगर , 
राजस्थान 


3 . 


11 - भटिण्डा 


लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 


4 . 


लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 


-वही 


श्री सुखचैन सिंह भार्गव पुत्र गंगा विधि अनुसार 
प्रसाद, गाँव जोगानंद, पीओ निर्वाचन व्यय का 

लेखा दाखिल करने 
बीबीवाला, तहसील और जिला 

में विफल रहे। 
भटिण्डा, पंजाब 
श्री गुरसेवक सिंह, पुत्र श्री गमदूर 

-वही 
सिंह, मकान सं . 37 , वॉटर वर्क्स 
रोड के पास गाँव जावरके , तहसील 
और जिला मानसा 
श्री भूपिंदर सिंह भाइंडा वारिंग पुत्र -बही 
गुरजंत सिंह, मं . सं . 217 , वॉर्ड सं . 
4 , गली सेठन वाली, गाँव वारिंग 
खेड़ा , तहसील मलौत, जिला श्री 
मुक्तसर साहिब , पंजाब 


5 . 


-बही 


लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 


6 . 


-बही 


लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 


1 
. 


-वही 


लोक सभा साधारण 
निर्वाचन, 2019 


श्री संदीप कुमार, पुत्र गोरा लाल , मं . 

-बही 
सं . 18 , भीखी तहसील और जिला 
मानसा 
श्री गुरचरण सिंह, पुत्र सुखदेव सिंह, -वही 
वॉड सं . 5 , गांव बाचोआना, 
तहसील बुढलाडा, जिला मानसा , 
पंजाब 
श्री दयाल चंद, 

निर्वाचन व्यय का 

लेखा दाखिल करने 
म. सं . 17 - बी -70 महेश नगर, धूरी , 

में विफल रहे। 
पंजाब 

[ सं . 76 /पंजाब- लो. स . /2019 ] 

आदेश से , 


8. 


12 - संगरूर 


लोक सभा साधारण 
निर्वाचन, 2019 


राहुल शर्मा, सचिव 


HTT II — QUE 3 (iii ) 


HTET HT1914 : the 12 , 2020 / 4T5 21 , 1942 


277 


7 


ORDER 


New Delhi, the 7th September, 2020 


O. N. 99. – Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in 
column ( 4 ) of the Table below at the General Election to the Lok Sabha, 2019 as specified in Column ( 2 ) held from the 
constituency specified in column ( 3 ) against his / her name , has failed to lodge an account of election expenses as required 
by the Representation of the People Act , 1951 and Rules and Order made there under ; as shown in column ( 5 ) of the said 
Table ; and 


Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due 
notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure ; 


Now , therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission hereby declares the persons specified in column ( 4 ) of the table below to be disqualified for being chosen 
as , and for being , a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for a period of three years from the date of this order: - 


TABLE 


for 


Sr. 
No. 
1 . 
1 . 


Reasons 
disqualification 
5 . 
Failure to lodge 
account of election 
expenses . 


2 . 


Particulars 

of No. and Name of Name and address of contesting 
Election Constituency 

candidate 
2 . 3 . 

4 . 
General Election to 08 - Fatehgarh Sahib Sh . Balkar Singh , 
the Lok Sabha, 2019 ( SC ) 

Village Mangli Tanda, Tehsil and 

District Ludhiana , Punjab 
-do 10 - Ferozpur Sh . Madan Lal , 

Ward No. 2 , Chak 2 PM , Fullewala, 
PO 2 KM DabbarGharsana, District Sri 

Ganganagar, Rajasthan 
11 - Bathinda Sh . Sukhchain Singh Bhargav Slo 
-do 

Ganga Prasad , Village Joganand , PO 
Bibiwala , Teh . & District Bathinda , 
Punjab 


-do 


3 . 


Failure to lodge 
account of election 
expenses 

in the 
Manner as required 


by law . 


4 . 


-do 


-do 


-do 


5 . 


-do 


-do 


-do 


6 . 


-do 


-do 


Sh . Gursewak Singh S /o Gamdoor 
Singh , H. No. 37 , Near water works 
Road , village Jawarke, Teh . & District 
Mansa 
Sh . Bhupinder Singh Bhainda Waring 
S / o Gurjant Singh. H.No. 217 , Ward 
No. 4 , Gali Sethan Wali , Vill . Waring 
Khera , Tehsil Malout , District Sri 
Muktsar Sahib , Punjab 
Sh . Sandeep Kumar S / o Gora Lal . 
H.No. 18 , Bhikhi Tehsil & District 
Mansa 
Sh . Gurcharan Singh S /o Sukhdev 
Singh , Ward No. 5 , Village Bachoana 
Tehsil Budhlada , District Mansa, 
Punjab 
Sh . Dayal Chand , 
H.No. 17 - B - 70 , Mahesh nagar , Dhuri, 
Punjab 


-do 


7 . 


-do 


-do 


-do 


8 . 


-do 


12 - Sangrur 


Failure to lodge 
account of election 
expenses 


[ No. 76 / PB - HP / 2019 ] 


By Order , 


RAHUL SHARMA, Secy . 


278 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


आदेश 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020 


आ . अ . 100. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई/ प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी , और 


यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है । 


यत :, 06 - जम्मू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 
दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 
22 जून, 2019 थी; और 


यतः , मुख्य निर्वाचन अधिकारी , जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त, 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, जम्मू की दिनांक 21.06.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के 06 - जम्मू 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अनिल सिंह विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी 
लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 


यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री अनिल सिंह को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय 
का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर - लो.स ./06/ 2019 / उ.अनु-1 जारी 
किया गया था ; और 


यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार, दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री अनिल सिंह को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों 
के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू जिला , द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार, उक्त नोटिस श्री अनिल सिंह को दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर 
तामील किया गया था ; और 


यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी , जम्मू ने दिनांक 16 जनवरी , 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि 
श्री अनिल सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल बाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे 
का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के 
लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अनिल सिंह अपने 
निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


279 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 

( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । ” ; 


अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री अनिल सिंह, कोटे, तहसील भलवल , जिला जम्मू , जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 में 06 - जम्मू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का 
सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर -लो.स ./06 / 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


ORDER 


New Delhi , the 7th September, 2020 
0. N. 100. —WHEREAS , the General Election to the Lok Sabha , 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI / PN/ 24/ 2019 dated 10th March, 2019 ; and ; 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has to 
lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from 
the date of election of the returned candidate ; and 


WHEREAS , the result of the election for 6 - Jammu Parliamentary Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June , 2019 ; 
and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir 
forwarding therewith the DEO , Jammu report dated 21.06.2019 , Sh . Anil Singh , a contesting candidate from 6 - Jammu 
Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses , as required under law ; and 

WHEREAS , on the basis of the said report , a Show - Cause Notice No. 76 / J & K -HP / 6 / 2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Anil Singh , for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules , 1961 , Sh . Anil Singh was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining 
the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the District Election 
Officer, Jammuwithin 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Jammu, the said notice was served to Sh . Anil Singh on 12th October , 2019 at the address provided 
by the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Jammu has submitted in his supplementary report, dated 
16th January , 2020 that Sh . Anil Singh , has not submitted any representation or a statement of correct account of his 
election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said notice, he has 
neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to lodge the accounts 
as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Anil Singh has 
failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 


280 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under 

this Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of 

three years from the date of the order . " ; 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Anil Singh , r / o Kote , Tehsil Bhalwal , District Jammu , J & K and a contesting 
candidate from 6 - Jammu Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the Lok Sabha , 2019 , 
to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order . 


[ No. 76/ J & K - HP/ 06 / 2019 ] 


By Order, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


आदेश 


नई दिल्ली , 7 सितम्बर, 2020 


, 


आ . अ . 101. -यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन , 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई/ प्रे.नो./ 24 / 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी , और 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 


यत :, 06 - जम्मू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 
दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 
जून , 2019 थी ; और 


यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी, जम्मू की दिनांक 21.06.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार , जम्मू और कश्मीर के 06 - जम्मू 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री बलवन सिंह विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी 
लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 

यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री बलवन सिंह को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को निर्वाचन व्यय 
का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं . 76/ जम्मू और कश्मीर - लो.स ./ 06 / 2019 / उ.अनु -1 जारी 
किया गया था ; और 


यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री बलवन सिंह को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों 
के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष 
प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री बलवन सिंह को दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर 
तामील किया गया था ; और 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


281 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू ने दिनांक 16 जनवरी, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि 
श्री बलवन सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही 
लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त , उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता 
के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 


यत :, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री बलवन सिंह अपने 
निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा 
औचित्य नहीं है ; 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 


( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 


( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री बलवन सिंह, गाँव रारा , तहसील रामगढ़ , जिला सम्बा, जम्मू और कश्मीर जो लोक सभा साधारण 
निर्वाचन , 2019 में 06 - जम्मू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष 
की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का 
सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[ सं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स ./ 06 / 2019 ] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


ORDER 


New Delhi, the 7th September, 2020 


O.N. 101 . - WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha , 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN / 24 / 2019 dated 10th March , 2019 ; and ; 


WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 

WIIEREAS , the result of the election for 6 - Jammu Parliamentary Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019 ; 
and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir 
forwarding therewith the DEO , Jammu report dated 21.06.2019 , Sh . Balwan Singh , a contesting candidate from 6 
Jammu Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses , as required under law ; 
and 


WHEREAS , on the basis of the said report , a Show - Cause Notice No. 76 / J & K - HP /6 / 2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . BalwanSingh , for non submission of any accounts of his Election expenses ; and 


282 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 / BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules, 1961 , Sh . BalwanSingh was directed to submit his representation in writing to the Commission 
explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses with the 
District Election Officer, Jammu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Jammu, the said notice was served to Sh . Balwan Singh on 15th October , 2019 at the address 
provided by the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Jammu has submitted in his supplementary report, dated 16th 
January, 2020 that Sh . Balwan Singh , has not submitted any representation or a statement of correct account of his 
election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the said notice, he 
has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to lodge the 
accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Balwan Singh has 
failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act , 1951 provides that : 
“ If the Election Commission is satisfied that a person 
( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act ; and 
( b ) Has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall, by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three ycars from the date of the order . " , 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 , the Election 
Commission of India hereby declares Sh . Balwan Singh, r / o Village Rara , Tehsil Ramgarh , District Samba , J & K and a 
contesting candidate from 6 - Jammu Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General Election to the Lok 
Sabha , 2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of 
this order. 


| No. 76/ J & K - HP/ 06/ 2019 | 


By Order,, 


KUMAR RAJEEV , Secy . 

. 


आदेश 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020 


आ. अ . 102. - यत :, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट 
संख्या ईसीआई /प्रे.नो./ 24/ 2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी ; और 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को , 
निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला 
निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है ; 


यत :, 06 - जम्मू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम 
दिनांक 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार , निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 
जून, 2019 थी ; और 


यत :, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर की दिनांक 22 अगस्त , 2019 की रिपोर्ट जिसके साथ जिला 
निर्वाचन अधिकारी , जम्मू की दिनांक 21.06.2019 की अग्रेषित की गई थी के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के 06 -जम्मू 
निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री सकंदर अहमद नूरानी विधि के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का 
कोई भी लेखा दायर करने में विफल रहे हैं ; और 


[ भाग II_ खण्ड 3 ( iii ) ] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 12 , 2020 / भाद्र 21 , 1942 


283 


यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन 
नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 5 ) के अंतर्गत श्री सकंदर अहमद नूरानी को दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को 
निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल नहीं करने हेतु कारण बताओ नोटिस नं . 76 / जम्मू और कश्मीर 
लो.स. /06/ 2019/ उ.अनु-1 जारी किया गया था ; और 


यत :, निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 89 के उप नियम ( 6 ) के अनुसार , दिनांक 13 सितम्बर 2019 
के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के द्वारा श्री सकंदर अहमद नूरानी को निदेश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 
20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग 
के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , जम्मू के समक्ष प्रस्तुत करें ; और 

यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी, जम्मू जिला , द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के 
अनुसार , उक्त नोटिस श्री सकंदर अहमद नूरानी को दिनांक 29 सितम्बर , 2019 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये 
पते पर तामील किया गया था ; और 


यत :, जिला निर्वाचन अधिकारी , जम्मू ने दिनांक 16 जनवरी , 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि 
श्री सकंदर अहमद नूरानी द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के 
सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त 
विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ; और 

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर , आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सकंदर अहमद नूरानी 
अपने निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण 
अथवा औचित्य नहीं है ; 


यत :, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि : 


“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति 

( क ) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित 
है , दाखिल करने में विफल रहा है ; तथा 


( ख ) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है 

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस 
आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा । " ; 


अत :, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 10 क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतदद्वारा 
घोषणा करता है कि श्री सकंदर अहमद नूरानी, गाँव पोस्ट ऑपिस हारी , तहसील सुरनकोत , जिला पुंछ, जम्मू और कश्मीर 
जो लोक सभा साधारण निर्वाचन , 2019 में 06- जम्मू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे , इस आदेश 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य - क्षेत्र की विधान सभा अथवा 
विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित होंगे । 

[सं . 76 / जम्मू और कश्मीर - लो.स . /06 / 2019] 


आदेश से , 


कुमार राजीव, सचिव 


284 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 12 , 2020 /BHADRA 21 , 1942 


[ PART II—SEC . 3 ( iii ) ] 


ORDER 


New Delhi , the 7th September, 2020 


0. N. 102. — WHEREAS, the General Election to the Lok Sabha, 2019 was announced by the Election 
Commission of India vide Press Note No. ECI/ PN /24 / 2019 dated 10th March , 2019 , and ; 


WHEREAS , as per Section 78 of the Representation of the People Act , 1951 , every contesting candidate has 
to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, 
from the date of election of the returned candidate ; and 

WHEREAS , the result of the election for 6 - Jammu Parliamentary Constituency was declared by the Returning 
Officer on 23rd May , 2019 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 22nd June, 2019 ; 
and 


WHEREAS , as per the report dated 22nd August, 2019 of the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir 
forwarding therewith the DEO , Jammu report dated 21.06.2019, Sh . Sakander Ahmad Nourani , a contesting candidate 
from 6 - Jammu Parliamentary Constituency has failed to lodge any account of his election expenses , as required under 
law ; and 


WHEREAS , on the basis of the said report , a Show - Cause notice No. 76 / J & K - HP /6 /2019 /NS - I, dated 
13th September, 2019 was issued under Sub Rule ( 5 ) of rule 89 of the Conduct of Election Rules , 1961 by the Election 
Commission of India to Sh . Sakander Ahmad Nourani , for non submission of any accounts of his Election expenses ; 
and 


WHEREAS , through the above said Show Cause Notice and under Sub Rule ( 6 ) of Rule 89 of the Conduct of 
Election Rules , 1961 , Sh . Sakander Ahmad Nourani was directed to submit his representation in writing to the 
Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses 
with the District Election Officer, Jammu within 20 days from the date of receipt of the notice ; and 

WHEREAS , as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District 
Election Officer, Jammu, the said notice was served to Sh . SakanderAhmad Nourani on 29th September, 2019 at the 
address provided by the candidate in the nomination papers ; and 

WHEREAS , the District Election Officer, Jammu has submitted in his supplementary report, dated 16th 
January, 2020 that Sh . Sakander Ahmad Nourani, has not submitted any representation or a statement of correct 
account of his election expenses , duly signed along with original vouchers etc. till date . Further, after receipt of the 
said notice , he has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India , for his failure to 
lodge the accounts as prescribed under law ; and 

WHEREAS , on the basis of facts and available records , the Commission is satisfied that Sh . Sakander Ahmad 
Nouranihas failed to lodge his accounts of election expenses and has no good reason or justification for the failure to 
do so ; and 

WHEREAS , Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that : 


“ If the Election Commission is satisfied that a person 


( a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or 

under this Act ; and 


( b ) Has no good reason or justification for the failure , the Election Commission shall , by order published in 

the official Gazette , declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period 

of three years from the date of the order . " ; 
NOW THEREFORE , in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act , 1951 , the 
Election Commission of India hereby declares Sh . Sakander Ahmad Nourani, r / o VPO Hari, Tehsil Surankote , District 
Poonch , J & K and a contesting candidate from 6 - Jammu Parliamentary Constituency in the UT of J & K in the General 
Election to the Lok Sabha, 2019 , to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of 
Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years 
from the date of this order. 


[ No. 76 / J & K -HP /06 / 2019 ] 


By Order , 


KUMAR RAJEEV , Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 . 


SURENDER 
MAHADASAM 


Digitally signed by SU RENDER 
MAHA DASAM 
Date :2020.09.1813.09:19+030 


